निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 चैत्र 1944 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 189 ) पटना , मंगलवार , 05 अप्रील 2022 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

24 मार्च 2022 
सं ० वि ० स ० नियम -04 / 2016-704 / वि ० स ० -- बिहार विधान सभा में दिनांक -15.03.2022 को सदन द्वारा 
अनुमोदित संशोधन संबंधित प्रस्ताव के अनुसरण में बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन निमयावली के 
नियम -23 ( क ) , नियम -93 एवं नियम -244 में संशोधन के प्रावधान को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य 
संचालन नियमावली में अंगीकार किया गया है , जो विवरणिका के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा । 

। 
अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से . 

शैलेन्द्र सिंह , 
सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 189-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


, 


